रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


Con 


Wri. 


RE : : 


Hi: 


: 


सत्यमेव जयते 


T : INR 


V 


33 


1 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


.. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III— Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 179]] 
No. 179 


नई दिल्ली , मंगलवार , जुलाई 20 , 2010 / आषाढ़ 29 , 1932 
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 20 , 2010/ASADHA 29, 1932 


भारतीय खाद्य निगम 
नई दिल्ली, 19 जुलाई , 2010 
आई.एस. ओ. : 9001 : 2000 प्रमाणित 

अधिसूचना सं. 101 
सं. ईपी . 1( 1 )/ 2010. --- खाद्य निगम अधिनियम , 1964 ( 1964 का 37वां ) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
तथा केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारतीय खाद्य निगम , भारतीय खाद्य निगम ( कर्मचारीवृन्द ) विनियम , 1971 को आगे 
संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है : 

(1 ) इन विनियमों को भारतीय खाद्य निगम ( कर्मचारीवृन्द ) ( तृतीय संशोधन ) विनियम , 2010 कहा जाएगा । " 
( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 
2. निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे 
(i) विनियम 9 के उप विनियम ( क ) को , बचाव खंड ( सेविंग क्लाज ) को छोड़कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित करें 

" ( क ) श्रेणी III और IV पद — 
रिक्तियों को , रोजगार केंद्र/नियुक्ति की इकाई जिस रोजगार केंद्र के क्षेत्राधिकार में आती है , उस रोजगार केन्द्र को अधिसूचित 
किया जाएगा । इसके साथ - साथ नियुक्ति प्राधिकारी , प्रमुख समाचार - पत्रों में विज्ञापन देने की भी व्यवस्था करेंगे । प्राप्त । 
आवेदन - पत्रों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन पृथक्करण ( एलीमीनेशन )/ योग्यता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । " 

जावेद युसुफ जाई, सचिव 

[ विज्ञापन III/4/108/ 10 / असा. ] 
टिप्पणी : — मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 8.5.1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे तथा तदनुरूप अंतिम बार 

निम्न के माध्यम से संशोधित किए गए । 


2807 GI/2010 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 4] 


- 


- 


- 


( 1 ) 


दिनांक 
( 3 ) 
29.05 - 1998 


15.10.1998 


30. 11 .1999 
22.03 .2000 
25 . 08. 2000 


04. 05. 2001 


15. 11. 2001 


क्रम सं. 

शीर्षक 

( 2 ) 
भाखानि ( कर्मचारीवृन्द ) ( पहला संशोधन ) विनियम , 1998 
भाखानि ( कर्मचारीवृन्द) ( दूसरा संशोधन ) विनियम, 1998 
भाखानि ( कर्मचारीवृन्द ) ( पहला संशोधन ) विनियम , 1999 
भाखानि ( कर्मचारीवृन्द ) ( पहला संशोधन ) विनियम , 2000 
भाखानि ( कर्मचारीवृन्द ) ( दूसरा संशोधन ) विनियम , 2000 
भाखानि ( कर्मचारीवृन्द ) ( पहला संशोधन ) विनियम, 2001 
भाखानि ( कर्मचारीवृन्द ) ( दूसरा संशोधन ) विनियम , 2001 
भाखानि ( कर्मचारीवृन्द ) ( पहला संशोधन ) विनियम , 2002 
भाखानि ( कर्मचारीवृन्द ) ( दूसरा संशोधन ) विनियम , 2002 
भाखानि ( कर्मचारीवृन्द ) ( पहला संशोधन ) विनियम, 2003 

भाखानि ( कर्मचारीवृन्द ) ( दूसरा संशोधन ) विनियम, 2003 
12:... भाखानि ( कर्मचारीवृन्द) ( पहला संशोधन ) विनियम , 2004 

भाखानि ( कर्मचारीवृन्द ) ( पहला संशोधन) विनियम , 2005 
भाखानि ( कर्मचारीवृन्द ) ( दूसरा संशोधन ) विनियम, 2005 
भाखानि ( कर्मचारीवृन्द ) ( तीसरा संशोधन ) विनियम , 2005 
भाखानि ( कर्मचारीवृन्द ) ( चौथा संशोधन) विनियम , 2005 
भाखानि ( कर्मचारीवृन्द ) ( पहला संशोधन ) विनियम, 2007 

भाखानि ( कर्मचारीवृन्द ) ( पहला संशोधन) विनियम , 2009 
____ भाखानि ( कर्मचारीवृन्द ) ( पहला संशोधन ) विनियम , 2010 


01.03.2002 
27.12. 2002 
28.08. 2003 


27.11.2003 
08.12. 2004 
01.04. 2005 


20. 05. 2005 


02. 06. 2005 
21 .10 .2005 
15.05. 2007 
14.09. 2009 
20. 03. 2010 


FOOD CORPORATION OF INDIA 

New Delhi, the 19th July , 2010 
ISO : 9001 : 2000 CERTIFIED 

· NOTIFICATION No. 101 
No. EP . 1 ( 1)/ 2010 . — In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 
1964) and with the previous sanction of the CentralGovernment, the Food Corporation of India herebymakes the following 
Regulations to further amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely : 

(1) These Regulations shall be called the Food Corporation of India ( Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2010 . 

( 2 ) They shall come into force fromthe date of publication in the Official Gazette . 
2. The following amendments shall be made: 

(i) Substitute sub - Regulation (a ) of Regulation 9 except saving clauses with the following: - 

“ (a ) Category III and IV Posts : 
The vacancies shall be notified to the Employment Exchange/Exchange having jurisdiction over the unit of 
appointment. Simultaneously the appointing authority shall arrange for the issue of an advertisement in 
prominent newspapers. Selection of eligible candidates outof the applications received shall bemade on the 
basis of elimination/ proficiency tests . " 

JAVED YUSUF ZAI, Secy . 

[ ADVT. III / 4/ 108 /10/ Exty. ] 
Note . — The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8 .5 . 71 and subsequently 

have been amended being lastly vide: -- 


[ PT III - OG 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- SI.No. 


Title 


Dated - 


29.05 .1998 


15 . 10 .1998 


30. 11. 1999 


22.03. 2000 


25.08.2000 


04 .05. 2001 
15 .11.2001 
01.03 2002 


27. 12 .2002 


FCI ( Staff) ( 1st Amendment) Regulations, 1998 
FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 1998 
FCI ( Staff) ( 1st Amendment) Regulations, 1999 
FCI(Staff) (1st Amendment) Regulations, 2000 
FCI ( Staff) ( 2nd Amendment) Regulations, 2000 
FCI (Staff) (1st Amendment ) Regulations, 2001 
FCI ( Staff )( 2nd Amendment ) Regulations, 2001 
FCI (Staff ) (1st Amendment) Regulations, 2002 
FCI (Staff) (2nd Amendment ) Regulations, 2002. 
FCI (Staff ) (1st Amendment) Regulations , 2003 

FCI (Staff) ( 2nd Amendment ) Regulations, 2003 
12 . FCI (Staff) ( 1st Amendment) Regulations,2004 
13 . - FCI (Staff) ( 1st Amendment ) Regulations, 2005 

FCI (Staff ) (2nd Amendment) Regulations, 2005 
FCI (Staff ) (3rd Amendment) Regulations , 2005 

FCI (Staff ) (4th Amendment ) Regulations, 2005 
17. FCI(Staff) (Ist Amendment) Regulations , 2007 

FCI ( Staff) ( 1st Amendment) Regulations, 2009 
19 . FCI (Staft) ( 1st Amendment) Regulations, 2010 


28 .08 .2003 


27.11.2003 


08. 12.2004 


01.04.2005 


20 .05 .2005 


02.06.2005 


21. 10 .2005 


15. 05 .2007 
14. 09. 2009 
20 . 03. 2010 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by thc Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


meron 


